सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


15 श्रावण , 1943 ( श ० ) 
6 अगस्त , 2021 ( ई ० ) 


संख्या -404 राँची , शुक्रवार , 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
22 जुलाई , 2021 


संख्या -16 / प्र 0 सु0-02-01 / 2015 का०-3333 -- कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग , 
झारखण्ड , राँची की अधिसूचना संख्या -2067 दिनांक 19.03.2020 के द्वारा श्री देवाशीष गुप्ता , 
सेवानिवृत्त भा.प्र.से. , पूर्व विकास आयुक्त , झारखण्ड की अध्यक्षता में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग 
की अवधि को विभागीय संकल्प संख्या -2066 दिनांक 19.03.2020 की कंडिका -7 के आलोक में दिनांक 
01.07.2021 से 31.12.2021 तक के लिए विस्तारित किया जाता है | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


चन्द्र भूषण प्रसाद , 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 404 -- 50 


